रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


HA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 8 , 2017 / श्रावण 17 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 8 , 2017 /SRAVANA 17 , 1939 


सं . 2194] 
No. 2194 ] 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जुलाई, 2017 
का . आ . 2495 ( अ). – भारत सरकार , आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी , लाभ और सेवाओं की लक्षित पूर्ति ) 
अधिनियम , 2016 ( 2016 का 18 ) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में , एतद्द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2017 की 
का . आ . सं . 475 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा 
बालिका प्रोत्साहन योजना से संबंधित भारत सरकार , मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ) 
की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत : : 
उक्त अधिसूचना में 
( क ) पैराग्राफ 1 में , उप - पैराग्राफ ( 2) में शब्द, आंकड़े और शब्द के लिए “ 30 जून , 2017 ” तक के स्थान पर , शब्द , 

आंकड़े और शब्द “ 30 सितम्बर, 2017 तक ” प्रतिस्थापित किया जाए । 


( ख ) 


पैराग्राफ 2 में , उप - पैराग्राफ ( 2) में , शब्द , आंकड़े और शब्द “ 30 जून, 2017 ” तक के स्थान पर , शब्द , आंकड़े और 
शब्द “ 30 सितम्बर, 2017 तक ” प्रतिस्थापित किया जाए। 


नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी , 2017 की का . आ . 475 ( अ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, 
खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी । 


[ फा . सं . 8 -5 / 2016 - एसएस ( खण्ड -II)] 

डी . के. गोयल , उप सचिव 


4767 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(Department of School Education and Literacy ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 2017 
S. O . 2495 ( E ). — In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar ( Targeted Delivery of 
Financial and Other Subsidies , Benefits and Services) Act , 2016 ( 18 of 2016 ), the Central Government 
hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of the 
Human Resource Development (Department of School Education and Literacy ) relating to National Scheme 
of Incentive to Girls for Secondary Education (NSIGSE ), published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II, Section 3, Sub -section ( ii ), vide number S .O . 475 (E ), dated the 15th February, 2017, namely : 
In the said notification 

(a ) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters “ by 30th June, 2017”, the 

words, figures and letters “ by 30th September, 2017 ” shall be substituted . 
( b ) in paragraph 2, in sub- paragraph ( 2 ), forthe words, figures and letters “ by 30th June, 2017 ", 

the words, figures and letters “ by 30th September, 2017 ” shall be substituted ; 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, 
Sub -section ( ii ), vide number S .O . 475 (E ), dated the 15th February , 2017 . 

[ F. No . 8 -5 / 2016 - SS ( Vol. II )] 

D . K . GOEL , Dy . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जुलाई, 2017 
का . आ . 2496 ( अ). – भारत सरकार , आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी , लाभ और सेवाओं की लक्षित पूर्ति ) 
अधिनियम , 2016 ( 2016 का 18 ) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में , एतद्द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2017 की 
का . आ . सं. 474 (अ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii) में प्रकाशित राष्ट्रीय साधन- सह 
योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) से संबंधित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और 
साक्षरता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: : 
उक्त अधिसूचना में 
क ) पैराग्राफ 2 में , शब्द, आंकड़े और शब्द के लिए “ 30 जून , 2017 ” तक के स्थान पर , शब्द , आंकड़े और शब्द 

“ 30 सितम्बर , 2017 तक प्रतिस्थापित किया जाए । 
पैराग्राफ 3 में , उप - पैराग्राफ ( 2) में , शब्द, आंकड़े और शब्द “ 30 जून , 2017 ” तक के स्थान पर , शब्द, आंकड़े और 
शब्द “ 30 सितम्बर, 2017 तक ” प्रतिस्थापित किया जाए। 


नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी , 2017 की का . आ . 474 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 
3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी । 


[ फा . सं . 8 - 5/ 2016 - एसएस ( खण्ड- II)] 

डी . के . गोयल, उप सचिव 


[ HFT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 2017 
S . O . 2496 ( E ). — In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar ( Targeted Delivery of 
Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act, 2016 (18 of 2016 ), the Central Government 
hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of the 
Human Resource Development (Department of School Education and Literacy ) relating to National Means 
cum -Merit Scholarship Scheme (NMMSS ), published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 
3 , Sub -section ( ii ), vide number S . O . 474 ( E ), dated the 15th February , 2017 , namely : 
In the said notification 
a ) in paragraph 2, for the words, figures and letters " by 30th June, 2017” , the words, figures and letters 

“ by 30th September, 2017” shall be substituted . 
b ) in paragraph 3 , in sub -paragraph (2 ), for the words, figures and letters " by 30th June, 2017 ,” , the words, 

figures and letters “ by 30th September , 2017 ” shall be substituted ; 
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 
section (ii), vide number S . O . 474 (E ), dated the 15th February , 2017 . 

[F . No. 8 - 5 /2016 - SS (Vol.II ) ] 

D . K . GOEL , Dy. Secy . 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL 
SUKUL 

Date:2017 .08.09 20:07:05 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


